निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1019 ) पटना , बुधवार , 5 दिसम्बर 2018 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


अधिसूचना 

___ 4 दिसम्बर 2018 
सं० V / उ० - 3 - 04 / 2017 - 3946 - "बिहार मद्य निषेध सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2018 " 
विभागीय अधिसूचना संख्या - 3704 दिनांक 06. 11. 2018 द्वारा अधिसूचित है । 

2. उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 06.11.2018 के प्रभाव से बिहार मद्य निषेध सेवा 
(भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2018 " प्रवृत्त होगी । 

3. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नंदन दास , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1019- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih .nic. in 


